रजिस्ट्री संडी एल -33004 /98 


REGD . NO . D . L .-33004/ 98 


मत्यमेव जयते 


भारत की राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II - खण्ड ३ - उप - खण्ड ( 11 ) 
PART T - Section 3 - Sub -section ( ii ) . . 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 746 ] 
No. 746 ] 


नई दिल्ली , शुक्रवार, नवम्बर 20 , 1998 / कार्तिक 29 , 1920 
NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 20 , 1998 /KARTIKA 29 , 1920 


पर्यावरण और वन मंत्रालय 

अधिसूचना 

. नई दिल्ली , 20 नवम्बर, 1998 
का . आ . 980( अ ). -- केन्द्रीय सरकार की राय में ऐसे सभी उपाय , जिन्हें पर्यावरण के संरक्षण और उसकी क्वालिटी में सुधार करने के प्रयोजन 
के लिए आवश्यक या समीचीन किए जाने चाहिए ; 

अत: अब, पर्यावरण ( संरक्षण ) अधिनियम 1986 ( 1986 का 29 ) की धारा 25 के साथ पठित धारा 3 की उपधारा ( 2 ) के खंड ( viii ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऐसे सभी व्यक्तियों की , जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिए निम्नलिखित प्रारूप नियमों का 
प्रकाशन किया जाता है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर , उस तारीख से, जिसको नियमों की राजपत्रित प्रतियां जनता को उपलब्ध करा 
दी जाती हैं , साठ दिनों की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा । 

उक्त प्रारूप नियमों की मामत किसी व्यक्ति से ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त हुए किसी आक्षेप या सुझाव पर केन्द्रीय सरकार 
द्वारा विचार किया जाएगा ; 

आक्षेप या सुशाप सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन , सी जी ओ काम्पलेक्स , लोधी रोड, नई दिल्ली- 110003 को भेजे जा सकते 


हैं । 


प्रारूप नियम 
1. संक्षिप्त नाम. - इन नियमों का संक्षिप्त नाम पुन : चक्रित प्लास्टिक उपयोग नियम, 1998 है । 

2. पुनः पक्रित प्लास्टिक से बने कैरी बैगों के उपयोग का प्रतिषेध . - कोई व्यक्ति खाद्य पदार्थों के भंडारण , लाने - ले जामे और पैक करने के 
लिए पुनः चक्रित प्लास्टिक से बने कैरी बैग या पात्र का उपयोग नहीं करेगा । 

3. कैरी बैग इत्यादि के उपयोग के लिए शर्ते .--- कोई व्यक्ति नियम 2 के उपबंधों के अधीन रहते हुए पुन: चक्रित प्लास्टिक से बने कैरी बैग 
या पात्र का उपयोग कर सकता है , यदि निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाए, अर्थात् : 

( क ) पुन: चक्रित प्लास्टिक से बने कैरी बैग या पात्र, खाध अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 और उसके अधीन बने नियमों में उल्लिखित 

विनिर्देशों के अनुरूप हैं ; 
( ख ) ऐसे कैरी बैग या पात्र रंगीन नहीं हैं ; 
( ग ) पुनः चक्रित प्लास्टिक से बने कैरी बैग की न्यूनतम मोटाई 25 माइक्रोन से कम नहीं होगी ; और 


31349I/ 98 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — Sec . 3( ii )] 


( घ ) प्लास्टिक का पुन : प्रसंस्करण और पुन : चक्रण, " भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रकाशित , प्लास्टिक के पुनः चक्रण के मार्गदर्शन 

( 5M137 PR funt 319s wife ) " F 41. 47. 14534 : 1998, 4126174 Hart the 41 
जाता है और पुनः चक्रित प्लास्टिक से बने अंतिम उत्पाद पर पुन : चक्रित पदार्थ के उपयोग के प्रतिशत के उपदर्शन के साथ पुनः चक्रित 

चिन्हांकित किया जाता है । 
4. मूल प्लास्टिक से बने कैरी बैग की न्यूनतम मोटाई 20 माइक्रोन से कम नहीं होगी । 

5 . विहित प्राधिकरण . - प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकार, इन नियमों के क्रियान्वयन के लिए, ऐसे सदस्यों वाले , जो अंतिम नियमों 
के प्रवृत्त होने की तारीख से एक मास के भीतर विनिर्दिष्ट किए जाएं , विहित प्राधिकरण को अधिसूचित करेगी । 

[ 97 . T . 15 ( 4 )/ 96 - 9 VH TA37 ] 

वी . राजागोपालन , संयुक्त सचिव 
MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 20th November, 1998 
S . O . 980 ( E ). - Whereas the Central Government is of the opinion that all measures as it may deem necessary or 
expedient for the purpose of protecting and improving quality of environment should be taken ; 

" Now , therefore , in exercise of the powers conferred by clause ( viii ) of sub -section (2 ) of section 3 read with section 25 
of the Environment (Protection ) Act, 1986 (29 of 1986 ), the following draft rules are hereby published for the information of 
all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after 
the expiry of a period of sixty days from the date on which the gazette copies of the rules are made available to the public ; 

Any objection or suggestion which may be received from any person in respect of the said draft rulesbefore the expiry 
of the period specified above, will be taken into consideration by the Central Government ; 

The objections or suggestions may be addressed to the Secretary, Ministry of Environment and Forests , Paryavaran 
Bhavan , CGO Complex , Lodhi Road , New Delhi- 110 003 , 

DRAFT RULES 
1. Short Title .--- These rules may be called Re-cycled Plastics Usage Rules , 1998 , 

2 . Prohibition of usage of carry bags made of re - cycled plastics . -- No person shall use , carry bags or containers made 
of re- cycled plastics for storing, carrying and packing the food stuffs . 

3. Conditions of usage of carry bags etc . - - Subject to the provisions of rule 2 , any person may use carry bags or 
containers made of re -cycled plastic if the following conditions are satisfied , namely : 

( a ) carry bags and containers made of recycled plastics conform to the specifications mentioned in the Prevention 

of Food and Adulteration Act , 1954 and the rules made thereunder ; 
(b ) such carry bags and containers are not pigmented ; 
(c ) the minimum thickness of carry bags made of recycled plastic shall not be less than 25 microns ; and 
( d ) reprocessing or recycling of plastics is undertaken strictly in accordance with the Indian Standards, IS 14534 : 

1998 entitled " Guidelines for Recycling of Plastics" published by the Bureau of Indian Standards and the end 
product made out of recycled plastics is marked as " recycled " alongwith the indication of the percentage of use 

of recycled material . 
4 . Theminimum thickness of carry bags made of virgin plastic shall not be less than 20 microns. 

5. Prescribed authority . — The Government of every State and Union Territory shall notify a prescribed authority with 
such members as may be specified within one month from the date of coming into force of the final rule, for implementing 
these rules . 

(File No. 15 (4 ) / 96 - HSMD ] 
V. RAJAGOPALAN , Jt . Secy. 


Printed by the Managa , Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri, Now Dolhi - 110064 

und Published by the Controller of Publications , Dolhi- 110054 - 1998 , 


